निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 405 ) पटना , मंगलवार , 12 मार्च 2019 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

13 अगस्त 2018 
सं० 1स्था० - 148/2018 - 5290 / वि०स० — बिहार विधान सभा सचिवालय में विभिन्न कोटि के पदों पर सीधी भर्ती 
हेतु ली जाने वाली परीक्षा एवं इससे संबंधित अन्य कार्यों के संचालन हेतु प्रकाशित निविदा ( संख्या - 06 / 2018 ) पर विचार के 
लिए निविदा मूल्यांकन समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है : 
1 . सचिव , बिहार विधान सभा 

सभापति 
2. आंतरिक वित्तीय सलाहकार , बिहार विधान सभा 

सदस्य 
3. संयोजक , नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति 

सदस्य 
4. वरीय तकनीकी निदेशक , NIC, पटना 

सदस्य 
5. उप सचिव , स्थापन 

सदस्य सचिव 


सचिव , बिहार विधान सभा निविदा मूल्यांकन समिति के सभापति होंगे । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

जय राम सिंह , 
अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 405 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


